रजिस्ट्री सं . डी - 222 


REGISTERED No . D - 222 



. 


. 


मन्यमेव न 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 5 ] 
No. 5 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 6, 1974 ( 16, 1896 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 6 , 1974 (CHAITRA 16, 1896 ) 


इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Separato paging is glyon to this part in order that it may bo Aled me a separate compliation ) 


भाग I खण्ड 3 
PART I - SECTION 3 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, भावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 

by the Ministry of Defence 


2. श्री विद्याचरण शक्ल, रक्षा उत्पादन मंत्री 


उपाध्यक्ष 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1974 


संकल्प 


3. श्री गोविंद नारायण , सचिव रक्षा मंत्रालय 


सदस्य 


सदस्य 


सं० 6 दिनांक 15 मार्च, 1974 - - 20 दिसम्बर , 1972 
को प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में आयोति केंद्रीय हिंदी समिति की 
बैठक में किये गये विनिश्चय के अनसार रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय 
हिंदी समिति की एक उप - समिति का गठन किया गया है । इस 
उप समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : - - 


4. श्री एम० एम० सैन, सचिव, रक्षा उत्पादन 
विभाग 


5 . डा०बी०सी० नाग चौधरी रक्षा मंत्री के वंशा- सदस्य 
निक सलाहकार 


1 . श्री जगजीवन राम , रक्षा मंत्री 


अध्यक्ष 


-- 3GI/ 74 


(11) 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 6, 1974 ( CHAITRA 16, 1896 ) 


[ PART 1 - SEC . 3 


- - - - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


-- 


6. श्री रमाप्रसन्न नायक , भारत सरकार के हिदी 

सलाहकार 


सदस्य 


यह उप ममिति सरकार की सामान्य नीति की रूपरेखा के अन्त 
र्गत कार्य करेगी और इस मंत्रालय को सरकारी काम- काज में हिंदी 
के प्रयोग के संबंध में परामर्श देगी । उप- समिति का कार्यकाल 
उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिये होगा । 


7. श्री बी० एल० जैन , संयुक्त सचिव ( पी० ऐंड 

सी० ) 


सदस्य 
सचिव 


उप - समिति का मुख्यालय नई दिल्ली म होगा । 


गैर- सरकारी सबस्य 


आदेश 


1. श्री गंगा शरण सिंह , संमद सदस्य 


2. डा . हरिवंशराय बच्चन " 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों , संघ- शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी 
मंत्रालयों औरविभागों, राष्ट्रपति सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
प्रधान मंत्री सचिवालय , योजना आयोग , भारत के नियंत्रक और 
महालेखा परीक्षक , महालेखापाल , केंद्रीय राजस्व , नई दिल्ली , 
लोक सभा सचिवालय एवं राज्य सभा सचिवालय को भजी जाये । 


3. डा० विजयेंद्र स्नातक , अध्यक्ष (हिंदी विभाग ) , दिल्ली विश्व 
विद्यालय 


4. डा० धर्मवीर भारती , सम्पादक , "धर्म युग " 


यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वमाधारण 
की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


5. श्री गंगा शरण , मंत्री ( रक्षा शाखा ), केंद्रीय सचिवालय हिंदी 

परिषद् । 


बी० एल० जैन 
संयक्त सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 6th April 1974 


RESOLUTION 


No. 6, dated 15th Mar 1974. - In Pursuance of the decision 
taken in the meeting of the Kondriya Hindi Samiti held on 
the 20th Dec 1972 under the Chairmanship of the Prime 
Minister , a Sub - Committee of the Kendriya Hindi Samiti has 
been set up in the Ministry of Defence . The Sub - Committee 
will consist of : 


4 . Shri M . M . Sen, Secretary , Deptt of Defence Produc 

tion -- Member , 
5 . Dr. B D Nag Chaudhuri, Scientific Adviser to the 

Raksha Mantri- - Member , 
6. Shri R P Naik , Hindi Adviser to the Government of 

India --- Member. 
7 . Shri B L Jain, Joint Secretary ( P & C ) - Member 
Secretary . 

Non -Official Members 
1. Shri Ganga Sharan Sinha, Member of Parllamont. 
2 . Dr. Vijayendra. Snatak , Head of the Hindi Department , 

Delhi University . 
3. Dr. Harivanshrai Bachchan 
4. Dr. Dharam Vir Bharati , Editor Dharmayug 
5 . Shri Ganga Sharan , Secretary, Raksha Shakha of 

Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad . 


1. Shri Jagjivan Ram, Raksha Mantrl - Chairman. 
2. Shri Vidya Charan Shukla, Raksha Utpadan Mantri 
___ Vice- Chlarman 


3 . Shri Govind Narain , Secretary, Ministry of Defence 

Member. 


PART I - SEC . 3 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 6 , 1974 ( CHAITRA 16 , 1896 ) 

13 
= - = = - 

- = H = - - - 

SER 
This Sub -Committee will function within the framework of Territories, all the Ministries and Departments of the Govern 
the general policy of the Government and advise this Ministry ment of India , President s Secit., Cabinet Sectt., P . M . s Sectt., 
on matters relating to the use of Hindi for official purposes . Planning Commission , Comptroller and Auditor General of 
The term of the Sub - Committee will be threc years from the India , Accountant General Central Revenues, New Delhi, the 
date of its constitution . 

Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt. 
The Headquarters of the Sub - Committee will be at New 

ORDERED also that the Resolution be 
Delhi. 

published in the 
Gazetto of India for general information . 
ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to all the State Governments, Administrations of Union 

B . L . JAIN , Jt Socy. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1974 


